रजिस्ट्री से . डी . एल . - 33004/ 94 


REGD. NO. D. L .- 33004 / 94 


- 


- 


- 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Heli 


PART I -- Section 1 : - ... 

प्राधिकार से प्रकाशित . .. 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: : . १ : 


सं . 93] 
No. 93 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 4, 1994/अषाढ़ 13, 1916 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 4, 1994 /ASADHA 13 , 1916 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1994 
91 -दिवसीय राजकोषीय इंडियों की नीलामी द्वारा बिक्री करने की स्कीम । 
सं० एफ . 2 ( 17 ) डब्ल्यू . एण्ड. एम . 92 : -- भारत सरकार एतदद्वारा 91 - दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी द्वारा 
सुब्ल्यू . एण्ड . एम . / 92 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :--- 

उक्त अधिसूचना में : 

( क ) पैराग्राफ 2 में , " छूट की दर " के साथ शुरू और " अनुबन्ध - 1 में उदाहरण दिए गए हैं " पर समाप्त होने वाले हिस्से 
के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -- 

" प्रतिस्पर्धी बोलियों के संबंध में , छूट की दर और समतुल्य निर्गमन मूल्य प्रत्येक नीलामी में निश्चित किया जाएगा । सफल 
प्रतिस्पर्धी बोलियां नीलामी में निश्चित की गई "निर्धारित मूल्य नामक न्यूनतम छूट के मूल्य तक स्वीकार की जाएंगी । "निर्धारित " 
मुल्य से कम मूल्य के प्रस्ताव मुल्यों पर अन्य प्रतिस्पर्धी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा । राज्य सरकारों और पान भविष्य 
निधियों से " गैर -प्रतिस्पर्धी " बोलियां प्रत्येक नीलामी पर स्वीकार की जा सकती है , जिसका निर्णय अधिसूचित राशि के भीतर प्रति 
स्पर्धी बोलियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा और नीलामी में स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियों के प्राधार पर निका 
गए सारांश औसत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा । “ गैर -प्रतिस्पर्धी " बोलियों की प्रांपिक स्वीकृति गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं द्वारा 
प्रस्तुत निविदा राशि के यथानुसार होगा । उदाहरण अनुबंध -1 में दिए गए हैं । 

( ख ) पैराग्राफ 3 में , "निकाय अथवा संस्था " शब्दों के बाद निम्नलिखित हिस्सा जोड़ा जाएगा, यथा : “ और राज्य सरकार 
तथा पात्र भविष्य निधियां " और " भारत में " शब्द और पूर्णविराम के बाद निम्नलिखित हिस्सा जोड़ा जाएगा, यथा : “ पान भविष्य 
निधियां वैसी गैर -सरकारी भविष्य निधियां है , जो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध 


1588 GI / 94 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


उपबन्ध अधिनियम , 1952 द्वारा नियंत्रित होती है , जिनकी निवेश पति का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार 
और पान भविष्य निधियां " गैर- प्रतिस्पर्धी " प्राधार पर नीलामी में भाग लेंगी । " राज्य सरकार से शुरू और " नीलामी के माध्यम से 
बिक्री की गई " पर समाप्त पंक्ति हटा दी गई है । 

( ग ) पैराग्राफ 8 और 7 में "निर्गमित " हिस्से के बाद "स्क्रिप " शब्द जोड़ा जाएगा और " प्रॉमिसरी नोट " शब्द हटा 
दिया जाएगा । 

( घ ) पैराग्राफ 9(ii ) के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 

" 9 ( 11 ) राज्य सरकार के अलावा इच्छा रखने वाले निवेशकर्ताओं को हंगियां जारी करने के लिए अपनी निविदाएं इस 
प्रयोजन के लिए यथा-निर्धारित प्ररूप ( अनुबंध-II ) में प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग, बम्बई से 
प्राप्त किया जा सकता है । रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी की अधिसूचना के बाब , राज्य सरकारें नीलामी के दिन के पूर्व प्रपवा बैंक 
के कार्य घण्टे की समाप्ति के पूर्व नीलामी के दिन सीधे टेलेक्स / प्रतिकृति द्वारा प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक, मम्बई को सूचित करेंगी । 
प्रतिस्पर्धी बोलीदाता पथक प्रल्प में विभिन्न मूल्यों पर कई निविदाएं प्रस्तुत कर सकता है । " गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाता केवल एक 
बोली प्रस्तुत करेगा । वैसे प्रावन , जिनमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो , प्रावेदक को सूचित किए बिना अस्वीकृत किए जाने योग्य 
होंगे । 

( क ) उक्त अधिसूचना में, अनुबंध I और II में मौजूदा प्ररूपों के लिए निम्नलिखित प्ररूपों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
यथा : 

" अनुबन्ध I " 
प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं से बोलियों की स्वीकृति दर्शाने वाले उदाहरण । 
" अनुबन्ध -II " 
प्रावेदन प्रस्प : भारत सरकार की 91 -दिवसीय राजकोषीय इंडियों के लिए निविदा । 

राष्ट्रपति के प्रादेस से , 


एन०पी० बागची, अपर सचिव 


अनुवन्ध 

( प्रतिस्थापित प्ररूप ) 
प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों की स्वीकृति दर्शाने वाले उदाहरण 


सं० 


उदाहरण -I 
अधिसूचित राभि : 300 करोड़ रुपए 

बोली का विवरण 
बोलियों की बोली की दिए गए नीलामी में भारांश 

स्वीकृत बोलियो 
कुल राशि मूल्यों की निश्चित किया औसत मूल्य - - - 
( मामिनल ) सीमा गया ( प्रतिमत ) संख्या राशि 
करोड़ रुपए ( प्रतिशत ) निर्धारित 

(करोड़ 

रुपए ) 

( प्रतिशत ) 
प्रतिस्पर्धी 

53 4 36 98 . 05 98 . 21 98 . 25 48 300 
गैरप्रतिस्पर्धी 
( i ) राज्य सरकारें 

80 98 . 30 - - -- 
(ii ) भविष्य निधियों 

15 

45 
उपरोक्त स्थिति में , अधिसूचित राशि को पूरी तरह सामिल करते हुए कुल 300 करोड़ रुपए की 48 प्रतिस्पर्धी बोलियां 
स्वीकार की गई हैं । निर्धारित मुल्य 98 . 21 रुपए प्रतिशत है । कि प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को भावंटन के बाद कोई शेष राशि 
उपलब्ध नहीं है इसलिए गैर- प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन शून्य है । भारतीय रिजर्व बैंक को भी कोई प्राप्ति नहीं होगी । 


मूल्य 


[ भाग 


- माण 1 ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


3 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उपाहरण-II 
अधिसूचित राशि : 300 करोड़ रुपए 

बोली का विवरण 


श्रेणी 


सं . 


बोलियों की बोली की विए गए नीलामी में भारांश 

कल राशि मल्यों की निश्चित किया औसत मूल्य 
( मामिनल ) सीमा गया ( प्रतिशत ) 
करोड़ रुपए ( प्रतिशत ) निर्धारित 


स्वीकृत गोलियां 
- - - - - - - - -- - - -- 
संख्या राशि 

(करोड़ 
रुपए ) 


मूल्य 


( प्रतिशत ) 


प्रतिस्पर्धी 


70 


270 


98 . 1798 . 19 


50 


220 . 00 


98 . 08 - 
98 . 20 


गैर-प्रतिस्पर्धी 
(i ) राज्य सरकारें 
(ii ) भविष्य निधियां 


60 


15 


45 


- 


- 


- 


7 
15 


45 . 714 
34. 288 


उपरोक्त स्थिति में , कुल 220 करोड़ रुपए की 50 प्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की गई हैं । निर्धारित (कट- ऑफ ) मूल्य 98 . 17 
पए प्रतिशत है । प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को प्रावंटन के बाद उपलब्ध भेष राशि 80 करोड़ रुपए है । गैर- प्रतिस्पर्धी बोलीदातामों 
से प्राप्त अधिक बोली राशि के कारण 98 . 19 रुपए प्रतिशत के भारांश औसत मूल्य पर क्रमशः 60/ 105 और 45/ 105 के 
अनुपात में ययानुसार राज्य सरकारों और भविष्य निधियों को 80 करोड़ रुपए का प्रांसिक आघंटम किया गया है । इसमें भारतीय 
रिजर्व बैंक को कोई प्राप्ति नहीं होगी । 


उदाहरण-III 
अधिसूचित राशि : 300 करोड़ रुपए 

बोली का विवरण 


श्रेणी 


स्वीकृत लोमियां 
- - - - - - - - - - - - - - - -- 


सं 


बोलियों की बोली की दिए गए नीलामी में 

कुल राशि मुल्यों की निश्चित किया 
( नामिनल ) सीमा 
करोड़ रुपए ( प्रतिशत ) निर्धारित 


भारांश 
औसत मुल्य 
( प्रतिशत ) 


संख्या 


राशि 


( प्रतिशत ) 


(करोड़ 
रुपए ) 


प्रतिस्पर्धी 


40 


240 


98 . 04 - 98. 12 


98 . 15 


35 


200 


98 . 22 


गैरप्रतिस्पर्धी 
( I ) राज्य सरकार 
( II ) भविष्य निधियां 


15 


- 


10 


10 


- 


- 


-- 


5 
10 


10 


15 
10 


+ 


10 


भारतीय रिजर्व बैंक उपरोक्त स्थिति में 98 . 15 प्रतिशत के भारित औसत मूल्य पर राज्य सरकारों को 15 करोड़ रुपए 
और भविष्य निधियों के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करेगा । जिस प्रधिसूचित मूल्य पर गोलियों को स्वीकार किया 
गया है उसकी 75 करोड़ रुपए की बकाया धमरामि जुटाने की जिम्मेवारी भारतीय रिजर्व बैंक की होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा 98 . 12 प्रतिशत के निर्धारित मूल्य पर खरीदी जाएगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 11 


अनुबन्ध - II 


( प्रतिस्थापित प्ररूप ) 


प्रबन्धक, 
भारतीय रिजर्व बैंक, 
बम्बई 
महोदय, 

भारत सरकार की 91 - दिवसीय राजकोषीय हंडियों के लिए निविदा । 


• . . . . . . . . . . . . 


मैं हम , अधोहस्ताक्षरी एतदद्वारा आपके परिसर में की जा रही नीलामी के लिए निर्धारित निम्नलिखित 91 - दिवसीय सरकारी 
इंडियों की खरीद हेतु निविदा प्रस्तुत करता /करते हूं/हैं : 

(i) नीलामी की तारीख 
(ii ) निविदाकार का नाम 
(iii ) पता 
( iv ) दूरभाष नं . 

( v ) एस. जी . एल . खाता सं. पी . ए. डी., बम्बई ( 91-दिवसीय सरकारी हुंडियों के लिए ) 
( vi ) डी . ए. डी ., बम्बई में चालू खाता सं . . 
( vii ) 91 -दिवसीय सरकारी इंडियों का अंकित मूल्य 

. . . . . . रुपए 
( viii ) 91-दिवसीय सरकारी हुंडियों का कुल खरीद मूल्य 

. . . . . . रुपए 
(ix ) हुंडियों की खरीद का प्रस्तावित मूल्य प्रति एक सौ रुपए ( अंकित ) 

• . . . . . . . . . रुपए 

( दो दशमलव तक ) 
(x ) सरकारीहुंडियों का फार्म पूरक साधारण बही / खाता/ अंशदान - 
प्राश्वासन 

प्रापके द्वारा मेरी हमारी बोली स्वीकार कर लिए जाने पर मैं हम आपके कार्यालय से स्वीकृति -पत्र तत्काल प्राप्त करने के लिए 
सहमति प्राश्वासन देता हूं/देते हैं । मैं हम अपेक्षित धनराशि पत्र में उल्लिखित तारीख/ समय पर भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई में 
जमा करवाने का वचन दता हं / देते हैं । मैं हम स्वीकृत बोली के प्रस्तावित मूल्य के बराबर मल्य की रकम हमारे खाते में डालने के 
लिए प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं । 

मैंने हमने नीलामी के लिए बोली की शर्तों को पढ़ लिया है और मैं हम एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देता हूं । 
देते हैं । 
* ( प्रथम ) हस्ताक्षर : 

* * (प्रथम ) हस्ताक्षर : 
पदनाम : 

पदनाम 
(द्वितीय ) हस्ताक्षर : 

( द्वितीय ) 

हस्ताक्षर 
पदनाम 

पदनाम 
बोलीदाता/ बोलीदाताओं की कार्यालय मुहर । 

- गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाता इसे नहीं भरें । 
* थे व्यक्ति जिन्हें लोक लेखा विभाग में एस. जी . एल . खाता खोलने का अधिकार प्राप्त है । 
* *वे व्यक्ति जिन्हें डी . ए. डी . - भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई में चालू खाता खोलने का अधिकार प्राप्त है । ( जहां कहीं 

लागू हो.) 1 . 
जो लागू न हो उसे काट दें । 

टिप्पणियां 
( 1 ) यदि प्रावेदक अंगूठा लगाता है तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही होनी चाहिए । गवाहों के हस्ताक्षर के साथ 
उनका पूरा नाम , व्यवसाय और पता लिखा हो । 


[ भाग I -- Nण 1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


( 2 ) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया गया है तो निम्नलिखित प्रलेख, यदि वे पहले से लोक लेखा 
विभाग कार्यालय में पंजीकृत नहीं किए गए हैं , निवेश की धनराशि सहित लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं : - - 


( 1 ) निगमन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा उसकी प्रमाणित प्रति जो निर्गम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो और 

उस पर उसके कार्यालय की मुहर हो । 


( 2 ) कम्पनी/निकाय के ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों/ उप -नियमों की नियमावली की प्रमाणित प्रतियां । 


( 3 ) कम्पनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन- देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति / व्यक्तियों के पक्ष में किए 

गए प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति जिस पर उसके उनके विधिवत नमूना हस्ताक्षर दिए गए हों । 


शर्ते 


1 . राजकोषीय हुंडियों (नीलामी ) न्यूनतम 25, 000 रुपए के लिए और उसके गुणजों में जारी की जाएंगी । 
2 . प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक बोली के लिए पृथक निविदा प्ररूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
3 . नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, बम्बई में प्रदर्शित किए जाएंगे । 


4 . भारतीय रिजर्व बैंक को किसी एक अथवा सभी बोलियों - प्रतिस्पर्धी और गैर- प्रतिस्पर्धी दोनों को या तो पूर्ण रूप अथवा 
प्रांशिक रूप से अगर सही माना गया तो बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा । 


5 . निविदाकर्ता को स्वयं नीलामी के परिणाम को जांच करनी चाहिए और अगर वह सफल है तो उसे भारतीय रिजर्व 
बैंक , लोक लेखा विभाग, बम्बई से निविदा का स्वीकृति पत्र प्राप्त करना चाहिए । 


6 . प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृत निविदाओं के मामले में , राजकोषीय हुंडियों आवेदन में बोलीदाता द्वारा दिए गए 
मूल्य पर जारी की जाएंगी । 


7 . प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं और भविष्य निधियों द्वारा भुगतान लोक लेखा विभाग , बम्बई के पास उनके चाल खाते में नामे 
डालकर किया जाएगा , अगर भारतीय रिजर्व बैंक उसके लिए प्राधिकृत है अथवा उसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई में 
नकद रूप में अथवा बैंकर के भुगतान प्रादेश द्वारा किया जाएगा और अपेक्षित राशि घोषणा, जैसा भी मामला हो , के अनुवर्ती कार्यदिवस 
को भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग , बम्बई में जमा की जाएगी । राज्य सरकारों के मामले में भुगतान सी . ए. एस ., भारतीय 
रिजर्व बैंक, नागपुर में उनके खाते में नाम डालकर किया जाएगा । 


8 . डंडियों स्फिप के रूप में अथवा उन पार्टियों के एस. जी . एल. खाते , जो भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग, दंबई 
के पास ऐसा खाता रखती है, में जमा द्वारा जारी की जाएंगी । 


9 . हन्डियां लोक ऋण अधिनियम , 1944 और लोक लेखा नियमावली , 1946 के अनुसार हस्तान्तरणीय हैं , जहां तक 
उसके उपबंध स्फिप के रूप में एस जी एल खाते में जारी राजकोषीय हुंडियों पर लागू हैं । स्किप के रूप में हुंडियां पृष्ठांकन 
और सुपुर्दगी द्वारा हस्तान्तरणीय हैं । 


10. हुंडियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुर्नबट्टा योग्य महीं हैं । 


11. उनकी अवधि की समाप्ति पर , हुंडियां केवल भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग, बम्बई में ही वापस- अदा की 
जाएंगी । 


12. समय पर वापसी - अदायगी मुविधाजनक बनाने हेतु स्क्रिप के रूप में हुंडियां वापसी - अदायगी के लिए परिपक्वता की 
तारीख से तीन दिन पूर्व तक बैंकर के माध्यम से विधिवत चुकौती करके अथवा भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग , बम्बई 
में प्रस्तुत की जा सकती हैं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - SEC. 1 ] 


S 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - -- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - -- - - 


- - - -- 


- - 


- - 


= 


= 


. . 


. 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

Notification 

New Delhi, the 4th July 1994 

Scheme for sale of91 day Treasury Bills by Auction 
No . F . 2 (17)- W & M /92 . — The Government of India here by makes the following amendments to its Notification in the Ministry of 
Finance No. F . 2(17)- W & M /92 dated the 1st January , 1993 relating to the Scheme for sale of 91 day Treasury Bills by Auction namely : -- 

In the said Notification , 
(a ) in paragraph 2, for the portion beginning with " The rate of discount" and ending with " Illustrations are given in Adnexure- II " , 

the following shall be substituted ,namely : 
" In respect of competitive bids, the rate of discount and the corresponding issue price would be determined at each auction . 
Succeessful competitive bids will be accepted upto the minimum discountd price called cut -off prico determined at the 
auction . Other competitive bids at lower offer prices than the cut -off will be rejected . The non - competitive bids from state 
governments and eligible provident funds that may be accepted at each auction will be decided by Reserve Bank of India 
alongwith the competitive bids within the notified amount and will be accepted at the weighted average price arrived at on tho 
basis of the competitive bids accepted at the auction . Partial acceptance of non- competitive bids will be pro -rata to tender 

amounts submitted by non -competitive bidders . Illustrations are given in Annexure-I, 
(b ) in paragraph 3 , after the words " body or institution " , the following portion shall be added , namely : " and stato governments 

and cligible provident funds" , and after the words and fullstop “ in India " , the following portion shall be added , namely : 
" Eligible provident funds are those non - government provident funds governed by the Provident Funds Act, 1925 and Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 whose investment pattern is decided by Government of India . 
Stato governments and eligible provident funds would participate at the auctions on a non -competitive basis." The sentenco 

begioning “ State Government" and ending " sold through auction " stands deleted . 
(c) in paragraphs 6 and 7 after the portion “ issued in the" , the word " scrip " shall be added and the words " of Promissory Note " 

shall be deleted . 
(d ) for paragraph 9 (ii ) the following paragraph shall be substituted , namely : 

“ 9 (fi ) Intending investors other than state governments should submit their tenders for the issue of bills in the Form as pres 
cribed for the purpose (Annexure II) which can be obtained from the Reserve Bank of India , Public Accounts Departnicnt, 
Bombay, After notification of an auction by the Reserve Bank, state governments will advise Manager, Reserve Bank of India , 
Bombay directby Telox /Fascimile the amount of tender before the day of auction or on the day of the auction before the close 
ofbankinghours. A competitive bidder CAD submit multiple tenders at different prices in separate forms. A non - competitive 
bidder will submit only one bid . Applications which do not contain the full particulars aro liable to be rejocted without 

reference to the applicant " , 
(e) in the said Notification , for thc oxisting Forms in Annexure I and II, the following Forms shall be substituted namely : 

" Annexure I" 
Illustrations showing acceptance of bids from competitive and non -competitive bidders. 
" Annexure II" 
Application Form : Tender for Government of India 91 day Treasury Bills . 


By order of the President 
N .P . BAGCHEE , Addl.Sccy . 


Annexuro-I 

(Substituted Form ) 
Illustrations showing accoptance of bide from competitivo and non-competitive bidders 

Illustration I 
Notified Amount : Rs. 300 croro 

Bid Particulars 
Category 

No .of Total Bid Range of Cut off Weighted Bid 
Bids amount 

averago accepted 
(Nominal) quoted (per cent ) prico 
Rs. crore (percent) determined per cent) No . Amount 
at auction 

(Rs. crore ) 
Competitive 

436 98 . 05 98 . 21 98 . 25 

300 

98 , 30 
Non -competitivo 

(i) State Governments 
(1 ) Provident Funds 

45 
In the above situtation, 48 competitivo bids, aggregating Rs. 300 crore have been accepted fully covering the notified amount. 
The cut-off price is R . 98 . 21 per cent. As there is no balance amount available after allocation to competitive bidderst the allocation 
to non -competitive bidders is nil . Also , there will not be any development on Reserve Bank of India . 


0810 


60 


15 


[9109 I - - pop 1) 


भारत का राजपस : असाधारण 


Illustration II 
Notified Amount : Rs . 300 crore 

Bid Particulars 


- 


Category 


No . of 
Blds 


Total Bid 
amount 
(Nominal) 
Rs. crore 


Range of 
prices 

quoted 
( per cent) 


Cutoff 
Price 

( per cent) 
determined 
at auction 


Weighted 
average 

price 
(per cent) 


Bids 
accepted 


No. Amount 

(Rs. crore) 


Competitivo 


70 


270 


98 . 08 
98 . 20 


98 .17 


98. 17 


50 


220 .00 


Non -competitivo 

(1) State Governments 
( 11) Provident Fundo 


60 
45 


- 
- 


7 
15 


45 .714 
34 . 286 


15 


In the above situation , 30 competitive bids aggrogating Rs. 220 crore have been accepted . The cut-off price is Rs. 98 . 17 per cent 
The balance amount available after allocation to competitive bidders is Rs. 80 crore. Because of the excess bid amounts received from 
non - competitive bidders , there is partialallocation of Rs. 80 crore to State Governments and Provident Funds pro rata respectively 
ate cavo of 60 / 105 and 45/ 105 at the weighted average price of Rs. 98 , 19 per cent. There will not be any development on Reservo 
Bank of ladie . 


Illustration III 
Notified Amount : Rs. 300 croro 

Bid Particulars 


Category 


No. of 
Bids 


TotalBid 
Amount 
(Namloal) 
(Rs, crore) 


Range of 

prices 
quoted 
( porcent) 


Cutoff 

price 
( per cent) 
determined 
atauction 


Weighted 
average 

price 
( percent) 
( por cent) 


Bids 
accopted 


No. 
No. Amount 

(Rs. crore) 


40 


Competitive 


240 


98 . 12 


98 . 04 
98 . 22 


98 . 15 


35 


200 


Non-competitivo 

(1) State Goveroments 
( ii) Provident Funds 


5 
10 


15 
10 


3 
10 


15 
10 


In the above situation , the RBIwill allot Rs. 15 crorç to State Governments and Rs. 10 croro to Provident Funds at the weightod 
average price of Rs. 98 . 15 por cent. As there is a balance of Rs. 75 crore by which bids accepted are short of the notificd amount the 
remaining amount of Rs. 75 crore will devolve on RBI and be purchased by RBI at the cutoff price of Rs. 98412 per cent. 


Annexure II 


(Substituted Form ) 


TheManager 
Reserve Bank of India 
BOMBAY 


Dear Sir , 

Tender forGoveroment of India 91 day Treasury Bills 
I/Wo, theundersigned, hereby tender for purchase 91 day treasury billsas set out below at the auction to be held at your premise. 
(1) Date ofauction 


(ii ) Name of Tenderer 


(iii ) Address 


(iv) Telephone No. 


-VIT 


(v ) SGL Account No., PAD , Bombay 

( for 91 day Treasury Bills ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


(vi) CurrentAccountNo. atDAD , Bombay 


(vii) Nominalvalue of 91 day Treasury Bills 
(viil) Total purchase price of the 91 day Treasury Bills 
( ix ) The price at which bills are proposed to be 

purchased per Rs. one hundred ( nominal) 


Rs. 
Rs. 

Rs. 
(upto two decimals ) 


(x ) Form in which Treasury Bills are required Subsidiary 

GeneralLedger Account/ScripS 


Undertaking 

On your acceptance of my/ourbid , I/we, agree/ undertakc to immediately collect the letter of acceptance from your oflice. I/We 
undertako to deposit the requisite amount atReserve Bank of India , Bombay, on the day/time, as indicated therein . I/Weauthorise 
Reacrve Bank of India ,Bombay to debitour Current Account for valuc equivalent to the offer value ofaccepted bid . S 

I/Wehave read the termsand conditionsof the bid for the auction and hereby undertake to abide by them . 


* (1 st) Signature : 

* * ( 1 st) 

Signature : 
Designation : 

Designation : 
(2nd ) Signature : 

(2nd ) Signature: 
Designation : 

Designation : 
Office Stampof the Bidder/s 
£ Not to be filled In by non -competitive bidders , 

Those empowered to operate on the SGL Accountwith PAD . 

Those Authorised to operate on the CurrentAccountwith DAD , RBI, Bombay (where applicable) . 
$ Strike outwhichever is not applicable. 

NOTES 
(1) If the applicant s signature is by thumb mark , it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and 

addresses of thewithnesses should be appended to their signatures . 
(2 ) If the application is made in the nameof a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public 

DebtOffice , should be submitted to the Public Debt Office along with the invettmcntamount : 
(i) Certificate of Incorporation /Registration in originalor a copy thcreof certificae as true by the issuing authority underhis 

office seal, 
(ii) Certified copiesofMemorandum and Articles of Association of the Rules and Regulations/ Bye-laws of the company/body 
(iii ) Certified copy resolution in favour of the person /s authorised to deal in Government Securities on behalf of the company , 
body together with his /thcir duly attested spe imen signature(s). 

TERMSAND CONDITIONS 
1 . Teasury Bills (Auctions) will be issued for a minimum amount of Rupees 25 ,000 and in multiples thereof, 
2 . Separate tcnder form should be submitted for each bid by competitive bidders. 
3 . Result of the auction would be displayed at Reserve Bank of India , Public Accounts Department, Bombay . 
4. Reserve Bank of India will have the full discretion to accept or reject any or all the bids, both competitive and non -competitive 

cither wholly or partially if deemed it without assigning any reason . 
5. Tendere should check for himself the result of the auction and if successful, should collect the letter of acceptance of the tender from 

the Reserve Bank of India , Public Accounts Department, Bombay. 
6 . In the case of accepted tenders by competitive bidders, treasury bills would be issued at the price at which it is tendered by the bidder 

in the application . 
7 . Payments by competitive bidders and Provident Funds would be effected by debit to their Current Account with the DAD , Bombay 

it RBI is authorised to that effect or shall be made in cash at tho Reserve Bank of India , Bombay Or Boanker s pay Order and the 
required amount shall be deposited with the Reserve Bank of India Public Accounts Department, Bombay on the 
following working day of the announcement as the case may be . In the cate of State Governments the payment would be effected 

by debit to their account with the CAS, RBI, Nagpur. 
8 . Bills will be issued in the form of script or by credit to SGL account to parties which maintain such account with Reserve Bank of 

India , Public Accounts Department , Bombay , 
o Bills are transferable in terms of the Public Debt Act, 1944 and Public Debt Rulos, 1946 insofar as the provisions thereof are 

applicable to treasury bills igsucd in the scrip form / SGL account. Bills in scrip form are transferable by endorsement and delivery . 
10 . The bills are not rediscountable with Reserve Bank of India . 
11 . On expiry of their tenor, the bills would be repaid only at the Regerve Bank of India , Public Accounts Department, Bombay . 
12 . Tho bills in scrip form may be presented for repayment duly discharged through the bankers or at the Reserve Bank of India , Public 

Accounts Department, Bombay upto thrce days in advance of the date ofmaturity to facilitate timely repayment. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 1994 


